रजिस्ट्री संडी एल - 33004/ 97 


REGD . NO . D. L.- 33004/97 


॥ 


सत्यमेव जयत 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 

EXTRAORDINARY Hewan 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


17112 


भाग II - खण्ड 3 - उप - खंड ( i ) 
PART II — Section 3 Sub - section (i) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं. 235 ] 
No. 235 ] 


नई दिल्ली, सोमवार, जून १, 1997 / ज्येष्ठ 19, 1919 
NEW DELHI, MONDAY , JUNE 9 , 1997 /JYAISTHA 19 , 1919 


- 


- 


अनुसूची 1 

( खण्ड 3 देखिए ) 
कारखाने से 5 किलोमीटर दूरी तक अनुसूची 3 में विनिर्दिष्ट कारखानों 
के बारे में भा. ची . मा . श्रेणियों के लिए श्रेणी अनुसार रेल डिब्बों में परिदान 
की दशा में ( प्रति क्विंटल रुपयों में ) कीमतें ( उत्पाद शुल्क रहित ) 
क्रम सं . जोन 

शर्करा के भारतीय 
शर्करा मानक ग्रेड 


3 


1073. 17 
1421. 64 
1141. 94 


खाध मंत्रालय 
( खाद्यविभाग ) 

आदेश 

नई दिल्ली, १ जून , 1997 
सा. का .नि . 317( अ )/ आ . व./ चीनी. - केन्द्रीय सरकार, आवश्यक 
वस्तु अधिनियम , 1955 ( 1955 का 10 ) की धारा 3 की उपधारा ( ग ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा निम्नलिखित आदेश 
करती है, अर्थात् : -- 
1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ 
( 1 ) इस आदेश का नाम चीनी ( 1996 - 97 में उत्पादित चीनी 

कीमत अवधारण ) दूसरा संशोधन आदेश , 1997 है । 
( 2 ) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा । 
( 3 ) यह एक अनन्तिम आदेश है । श्री मालाप्रभा को - आपरेटिव 

शुगर फैक्ट्री लिमिटेड बनाम भारत संघ और अन्य ( 1995 
की आई. ए. सं . 5 - 6 ) के मामले में उच्चतम न्यायालय के 
दिनांक 28 - 1 - 1997 के निर्णय अनुसार एक अनुपूरक 

अधिसूचना बाद में जारी की जाएगी । 
2. 1996 - 97 में उत्पादित चीनी की कीमत 
( 1 ) चीनी ( 1996 -97 में उत्पादित चीनी कीमत अवधारण ) * 

आदेश, 1996 में , अनुसूची 1 के स्थान पर इस आदेश के 
साथ संलग्न अनुसूची1 और 2 प्रतिस्थापित की जाएगी 
और अनुसूची 2 की संख्या बदल कर अनुसूची 3 जैसी 

कि संलग्न है, कर दी जाएगी । 
* सा. का. नि . 71 ( अ )/ आ . व./ चीनी, दिनांक 12 - 2 - 1997 
1449 Gl / 97 


1. आंध्र प्रदेश 
2. असम,नागालैंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल 
3. बिहार ( उत्तरी ) * * 
4. बिहार ( दक्षिणी ) * * 
5. गुजरात ( दक्षिणी ) 
6. गुजरात ( सौराष्ट्र ) 
7. हरियाणा 
8 . उत्तर - पश्चिम कर्नाटक 
9. शेष कर्नाटक 
10. केरल, गोआ और तटीय कर्नाटक 
11. मध्य प्रदेश 

. महाराष्ट्र ( दक्षिणी ) 
13. महाराष्ट्र ( उत्तरी ) 
14. महाराष्ट्र ( मध्य ) 
15 . पंजाब 
16. राजस्थान 


940 . 15 
1057 . 26 
987. 00 
972. 27 
1003. 41 
1129 . 55 
1113. 59 
978.09 
985 . 17 
959. 90 
1085. 61 
1112 .02 


(1) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEC. 3(1)] 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


2 


3 


17. तमिलनाडु और पांडिचेरी 
18. उत्तर प्रदेश ( मध्य ) 
19. उत्तर प्रदेश (पूर्वी) 
20. उत्तर प्रदेश ( पश्चिमी ) 


1050. 61 

995. 62 
1040. 31 
983. 38 


जोनों में फैक्ट्रियों से कोई धनराशि वसूल की जानी है तो संबंधित 
फैक्ट्रियों द्वारा उक्त धनराशि चीनी मूल्य समीकरण निधि में जमा करनी 
होगी । 

[ सं. 2 - 2/97 - एस. पी. वाई .( डी .-2 ) ] 
नवीन कुमार , संयुक्त सचिव ( चीनी ) 


* " उत्तरी और दक्षिणी बिहार जोनों के लिए मूल्य क्रय कर आदि के संबंध 
में न्यायालय के अन्तिम आदेशों के अध्यधीन है । यदि बिहार के उपर्युक्त 
जोनों में फैक्ट्रियों से कोई धनराशि वसूल की जानी है तो संबंधित फैक्ट्रियों 
द्वारा उक्त धनराशि चीनी मूल्य समीकरण निधि में जमा करनी होगी । 

जहां स्टेशन फैक्ट्री से 5 किलोमीटर से अधिक दूर है प्रति क्विंटल 
0.13 रुपए की अतिरिक्त राशि का भुगतान किया जाएगा । 


अनुसूची 2 

( खण्ड 3 देखिए ) 
अनुसूची 3 में विनिर्दिष्ट कारखानों के बारे मे भा . ची . मा . श्रेणियों के 
लिए श्रेणी अनुसार कारखाने से 5 किलोमीटर की दूरी तक क्रेता की 
गाड़ियों, लारियों या परिवहन के अन्य साधनों से कारखाने के द्वार पर। 
कारखाने के गोदाम में , परिदान की दशा में ( प्रति क्विंटल रुपए में ) कीमतें 
( उत्पाद शुल्क रहित ) 


MINISTRY OF FOOD 
( Department of Food ) 

ORDER 
New Delhi, the 9th June , 1997 
G . S. R. 317( E )/ Ess . Comm./ Sugar. - In exercise of the 
powers conferred by sub -section (3C ) of section 3 of the Es 
sential Commodities Act, 1955 ( 10 of 1955 ), the Central 
Government hereby makes the following order, namely: 

I . Short title and commencement-- - 
(1) This order may be called the Sugar (Price De 

termination for 1996 - 97 Production ) Second 

Amendment Order, 1997. 
( 2 ) It shall come into force at once . 
(3 ) It is a provisional order. A supplementry Noti 

fication shall be issued subsequently in accor 
dance with the judgement dated 28 . 1. 1997 of 
the Supreme Court in the case of Shri 
Malaprabha Cooperative Sugar Factory Ltd ., 
Vs. Union of India and others (I.A .Nos. 5 -6 of 
1955 ) . 
Price of Sugar produced in 1996 - 97 
( 1) In the Sugar (Price Determination for 1966 

97 Production )* Order , 1996 , for Sched 
ule I the Schedules I and II attached here 
with shall be substituted and the Schedule 
II shall be renumbered as Schedule III as 
attached . 


क्रम सं . 


जोन 


शर्करा के भारतीय 
शर्करा मानक ग्रेड 


13 


1071. 60 
1420. 07 
1140. 37 


1. आंध्र प्रदेश 
2. असम, नागालैंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल 
3. बिहार ( उत्तरी ) * 
4. बिहार ( दक्षिणी ) * 
5 . गुजरात ( दक्षिणी ) 
6. गुजरात ( सौराष्ट्र ) 
7. हरियाणा 
8. उत्तर - पश्चिमी कर्नाटक 
9. शेष कर्नाटक 
10. केरल , गोआ और तटीय कर्नाटक 
11. मध्य प्रदेश 
12. महाराष्ट्र ( दक्षिणी ) 
13. महाराष्ट्र ( उत्तरी ) 
14. महाराष्ट्र ( मध्य ) 
15 . पंजाब 
16 . राजस्थान 
17. तमिलनाडु और पांडिचेरी 
18. उत्तर प्रदेश ( मध्य ) 
19. उत्तर प्रदेश ( पूर्वी ) 
20 . उत्तर प्रदेश ( पश्चिमी ) 


SCHEDULE 1 

(See Clause 3 ) : 
Prices for delivery into Railway wagons (Ruppes per 
quintal ) for all ISS Grades (excluding Excise Duty ) in re 
spect of factories specified in Schedule III upto a distance of 
5 kms. from the factory . 


938. 58 
1055.69 
985 . 43 
970. 70 
1001 .84 
1127. 98 
1112 .02 
976. 52 
983.60 
958. 33 
1084.04 
1110. 45 
1049. 04 

994.05 
1038. 74 
981. 81 


S . No. 


Zone 


All Indian Sugar 

Standards ( ISS ) 
Grades of Sugar 


- 


- 


1073 .17 


1 2 
1. Andhra Pradesh 
2. Assam Nagaland, Orissa and 

West Bengal 
3 . Bihar ( North) @ 

Bihar ( South ) @ 
5 . Gujarat ( South ) 


1421.64 
1141. 94 


" उत्तरी और दक्षिणी बिहार जोनों के लिए मूल्य क्रय कर आदि के संबंध 
में न्यायालय के अन्तिम आदेशों के अध्यधीन है । यदि बिहार में उपर्युक्त 


940 .15 


[ 977 II - GE 3 ( 1 ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


3 


S . No . 


Zone 


All Indian Sugar 

Standards (ISS ) 
Grades of Sugar 


1071.60 


1420 .07 
1140 . 37 


1 2 
6 . Gujarat (Saurashtra ) 
7 . Haryana 
8 . North -West Kamataka 
9 . West of Karnataka 
10 . Kerala , Goa and Costal Karnataka 
11. Madhya Pradesh 
12. Maharashtra ( South ) 
13 . Maharashtra (North ) 
14 . Maharashtra ( Central) 
15 . Punjab 
16 . Rajasthan 
17 . Tamilnadu and Pondichery 
18 . Uttar Pradesh (Central) 
19 . Uttar Pradesh ( East) 
20 . Uttar Pradesh (West) 


1057,26 
987. 00 
972 .27 
1003.41 
1129 .55 
1113 .59 
978.09 
985 . 17 
959 . 90 
1085 .61 
1112 .02 
1050 .61 

995 .62 
1040 .31 
983 . 38 


1. Andhra Pradesh 
2. Assam Nagaland , Orissa and 

West Bengal 
3 . Bihar (North ) @ 
4 . Bihar (South ) @ 
5. Gujarat (South ) 
6 . Gujarat ( Saurashtra ) 
7. Haryana 
8 . North -West Karnataka 
9 . Rest of Karnataka 
10 . Kerala , Goa and CoastalKarnataka 
11. Madhya Pradesh 
12 . Maharashtra (South ) 
13. Maharashtra (North ) 
14 . Maharashtra ( Central) 
15 . Punjab 
16 . Rajasthan 
17. Tamilnadu and Pondichery 
18. Uttar Pradesh ( Central) 
19 . Uttar Pradesh ( East) 
20 . Uttar Pradesh (West) 


* GSR 71 (E ) / E .S .S . COM /Sugar dated 12 - 2- 1997 

@ The prices for North Bihar and South Bihar Zones 
are Subject to Final orders of the Court in respect of Pur 
chase Tax etc. In case any amount is to be realised from 
the factories in the aforesaid zones of Bihar , it would have 
to be refunded by the concerned factories to the Sugar Price 
Equalisation Fund . 
Where the Railway Station is beyond 5 Kms. from the 
factory , an additional amount of Rs. 0 . 13 per Km . per quintat 
of sugar will be paid . 


938 .58 
1055.69 
985.43 
970 . 70 
1001. 84 
1127.98 
1112 .02 
976.52 
983 .60 
958 .33 
1084 .04 
1110 .45 
1049. 04 
994 .05 
1038. 74 
981.81 


SCHEDULE -II 
( See Clause 3) 


Price for delivery into Buyer s carts, lorries or other 
means of transport at the factory gate / factory godown 
( Ruppes per quintal) for all ISS Grades ( excluding Excise 
Duty ) in respect of factories specified in Schedule III upto a 
distance of 5 kms. from the factory . 


@ The prices for North Bihar and South Bihar Zones 
are subject to Final orders of the Court in respect of Pur 
chase Tax etc . In case any amount is to be realised from the 
factories in the aforesaid zones of Bihar, it would have to be 
refunded by the concerned factories to the Sugar Price 
Equalisation Fund . 

[No. 2 -2 /97 - SPY (D -II)] 
NAVEEN KUMAR , Jt. Sccy . (Sugar ) 


Printed by the Manager, Govt of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 — 1997 


